रजिस्ट्री संडी एल - 33004 /99 


REGD . NO . D. L.-33004/99 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


....--.... 


. 


------ 


असाधारण 
EXTRAORDINARY . 

भागा - खण्ड 1 
PART - Section1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


... 


.. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


- 


. 


-. 


- 


- 


सं . 331 
No. 33 ] 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , फरवरी 5, 2004 / माघ 16, 1925 
NEW DELHI , THURSDAY , FEBRUARY 5, 2004/ MAGHA16, 1925 


- 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


श्रम मंत्रालय 

. संकल्प 

नई दिल्ली , 5 फरवरी, 2004 
सं. एस - 27019 / 1 / 93 - सी एल.- श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या एस- 27019 /1/ 93 - सी एल , दिनांक 
2 नवम्बर, 1994 , जो दिनांक 2 नवम्बर, 1994 को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था , के अनुक्रमण में केन्द्रीय 
सरकार इसके द्वारा बाल श्रम संबंधी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करती है । 

2. बाल श्रम संबंधी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे : 


: अध्यक्ष 


: उपाध्यक्ष 


: सदस्य . 


: सदस्य 
: सदस्य सचिव 
: सदस्य 
: सदस्य 


केन्द्रीय श्रम मंत्री 
सुश्री अंता सिन्हा 
सचिव श्रम 
अपर सचिव श्रम 
श्रम मंत्रालय में बाल श्रम के प्रभारी संयुक्त सचिव 
संयुक्त सचिव , महिला एवं बाल विकास विभाग . . 
संयुक्त सचिव , बुनियादी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग , 
मानव संसाधन विकास मंत्रालय . 
संयुक्त सचिव , ग्रामीण रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय 
संयुक्त सचिव , सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय 
विकास आयुक्त हथकरघा कपड़ा मंत्रालय 
- सलाहकार , श्रम रोजगार एवं जनशक्ति योजना आयोग • 
निदेशक , वी . वी . गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान 
श्री बलवन्त पी . आप्टे , संसद सदस्य राज्य सभा 


: सदस्य 


: सदस्य । 


: सदस्य 


: सदस्य 


12 . 


- : सदस्य 


13 . 


: सदस्य 


403 G1/2004 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


فتنتعشتتنسمعنا 


14 . 


16 . 


. 


. 


. 


.. 


ععععنننننممعننمممممننننننننننفنتيننتند 


. 


21 . 


. 


..... 


" 


22 . 


RADED 


23 . 


. 


......... 


24 . 


- 


- 


[ PARTI - SEc. 1] 
श्रीमती शीला गौतम , संसद सदस्य लोक सभा । 

: सदस्य 
15 . . श्री सदाशिव डी . के . , बी . एम . एस ... 

: सदस्य 
श्री जी . संजीवा रेड्डी , इंटक 

: सदस्य 
17 . श्री समीर रॉय , एच . एम . एस. 

: सदस्य 
18. श्री पंत भगवती प्रसाद , संयुक्त निदेशक , फिक्की 

: सदस्य 
19. श्री हरीश आहूजा , ए.ई. पी . सी . 

: सदस्य 
20. श्री मुरलीधर के. जालान , उपाध्यक्ष , ए. आई . एम . ओ . 

: सदस्य 
सुश्री उषा राम , अवैतनिक सचिव , अभिलाषा , 
मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए विशेष स्कूल 

: सदस्य 
श्री प्रवीण आर्य , फोरसाइट , मानव संसाधन एवं विकास सोशाइटी : सदस्य 
सुश्री भारती चतुर्वेदी , 238 , सिद्धार्थ एन्क्लेव , 
नई दिल्ली - 110014 

: सदस्य 
श्री मकबूल निखत माहदी , वाइस चांस लर्स लॉज , 
जामिया एन्क्लेव , जामिया नगर , नई दिल्ली -110025 . 

: सदस्य 
डॉ . एल . मिश्रा, पूर्व सचिव श्रम , भारत सरकार 

: सदस्य 
श्री वेदपाल सिंह चौहान , उत्तर प्रदेश 

: सदस्य 
श्री रामेश्वर दयाल शर्मा , ग्वालियर 

: सदस्य 
श्री नरेन्द्र कुमर , अध्यक्ष , डी . पी .एस . सोशाइटी , 
नई दिल्ली 

: सदस्य 
29 . सुश्री नम्रता बाली , स्व -नियोजित महिला संगठन , अहमदाबाद : सदस्य 
30 . सुश्री रंजना कुमारी , निदेशक, सामाजिक अनुसंधान केन्द्र 
सैंटर फॉर सोशल रिसर्च , नई दिल्ली 

: सदस्य 
श्री मनोज कुमार शौकीन , दिल्ली 

: सदस्य 
श्री सुभाष चन्दर डबास , कक्ष संख्या -106 , द्वितीय तल , 
स्टेट बैंक नगर , पश्चिम विहार , नई दिल्ली - 110063 . 

: सदस्य 
श्रीमती विमला चौधरी, पत्नी-स्व0 श्री राजेन्द्र पाल 
ग्राम : रंगपुरी , पो0 महिपालपुर , एनएच -8 , नई दिल्ली - 37 . : सदस्य 
श्रीमती आरती मेहरा 60 , गुलमोहर एन्क्लेव , नई दिल्ली -110049 . : सदस्य 
श्री राजेश यादव , डी जी -11 , 197 -ए , 
विकासपुरी, नई दिल्ली -18 . 


25 . 


26 . 


28 . 


minimimmensi 


CNNA 


31 . 


-- 


33 . 


34 . 


35 . 


: सदस्य 


[ भाग I - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


36 . 


37 . 
38 . 


39 . 


श्री पवन गौड , 119 , मिलन अपार्टमेंट , 
पीतमपुरा , नई दिल्ली 

3 सदस्य 
डॉ . अनिल कुमार यादव , डी - 733 , सरस्वती विहार , दिल्ली - 34. : सदस्य 
श्रीमती सुनील कुमारी, पूर्व परामर्शी, एम सी डी , 
पत्नी- ओमवीर सिंह , प्लाट संख्या -434 , मुंडका दिल्ली -41. : सदस्य 
श्री महेश यादव , मकान संख्या-8 , मौलाना आजाद , 
बाल भारती स्कूल के पास , पीतमपुरा , दिल्ली 

3 सदस्य 
श्री पी . लक्षपति , कार्यकारी निदेशक , एप्सा 

: सदस्य 
प्रो0 नीलू खन्ना , 218 , सैक्टर -ए , पॉकेट - सी , 
वसंत कुंज, दिल्ली 


40 . 
41 . 


: सदस्य । 


3. 


बोर्ड के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे : 


xx 


fil केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू किए गए मौजूदा कानून के कार्यान्वयन की समीक्षा । 
liif कामकाजी बच्चों के कल्याण के लिए कानूनी उपायों के साथ - साथ उनके कल्याण संबंधी उपायों के 

बारे में सुझाव देना । 
liiil कामकाजी बच्चों के कल्याण के लिए उठाए गए उपायों में हुई प्रगति की समीक्षा । 
livi उन उद्योगों तथा क्षेत्रों के बारे में सिफारिश करना जहां बाल श्रम का उन्मूलन प्रगामी रूप में किया 

... जाना चाहिए । 


4 . बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा जब कभी और जहां अपेक्षित होगा बोर्ड के कार्यों के संबंध में बोर्ड की बैठक 
बुलाई जाएगी । श्रम मंत्रालय में बाल श्रम सैल बोर्ड के कार्यकलापों के लिए सभी सचिवालीय सहायता प्रदान 


करेगा । 


के. चन्द्रमौलि, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF LABOUR 

RESOLUTION 

New Delhi, the 5th February, 2004 
No. S - 27019 /1 / 93 -CL . - In supersession of order of Govemment of India in the 
Ministry of Labour, Order No. S - 27019 / 1/93 -CL dated the 2nd November , 1994 , published 
in the Gazette of India ,Extraordinary dated the 2nd November, 1994 , the CentralGovemment 
hereby reconstitutes the CentralAdvisory Board on Child Labour. 


1 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PartI- Sec. 1] 
2 . The composition of the Central Advisory Board on Child Labour will be as 
under: 


1. 


a 
mi 
to 


Chairman 
Vice - Chairperson 
Member 
Member 
Member Secretary 


Member 


Oulu 


M 


Union Minister of Labour 
Mrs . Shanta Sinha 
Secretary (Labour) 
Additional Secretary (Labour ) 
Joint Secretary Incharge of Child Labour 
in the Ministry ofLabour 
Joint Secretary , 
Department ofWomen and Child 
Development, 
Ministry of Human Resource Development 
Joint Secretary 
Department of Elementary Education & 
Literacy , 
Ministry of Human Resource Development 
Joint Secretary , 
Ministry of Rural Employment & Poverty 
Alleviation 


.canT 


www 


; 


Member 


Member 


TOPAD 


Member 


Joint Secretary , 
Ministry of Social Justice & Empowerment 


-A 


w 


Member 


. 


Development Commissioner (Handicrafts ) ; 
Ministry of Textiles 


. 


and : 


Member 


Advisor, Labour Employment 
Manpower , 
Planning Commission 
Director, 
W Giri National Labour Institute 


-mini 


Member 


- 


i 


ute 


Member 


Shri Balwant P . Apte, 
Member of Parliament (RS) 


مبینامهبیمهپنهننننتتجمدمفتتتتتتتتتتتتتتتتتكلفتنيئنننتختظنکالمجته 


14 . 


Member 


Smt. Sheela Gautam , 
Member of Parliament ( LS ) 


[ TMI–PE 1] 


भारत का राजपत्र : असाधारण . 


Shri Sadashiv D .K. 
BMS 


: Member 


Shri G . Sanjeeva Reddy , 
INTUC 


: Member 


. 


.. 


Shri Samir Roy , 
HMS 


: 


Member 


Shri Pant Bhagwati Prasad , 
Jt. Director, FICCI 


- 


Member 


Shri Harish Ahuja , 
AEPC 


: Member 


Shri Muralidhar K . Jalan , 
Vice President, AIMO 


: 


: Member 


: Member 


Mrs . Usha Ram , 
Honorary Secretary , 
Abhilasa Special School for Mentally 
Challenged Children . 


: Member 


Shri Praveen Arya , 
Foresight Society of Human Resource & 
Development. 


: : Member 


Ms. Bharati Chaturvedi, 
238 , Sidhartha Enclave , 
New Delhi - 110014 


: Member 


Shri Maqbool Nikhat Mahdi 
Vice Chancellor s Lodge , 
Jamia Enclave , Jamia Nagar , 
New Delhi - 110025 


25. 


: Member 


Dr. L . Mishra , 
Former Secretary (Labour), 
Govt. of India 


26 . 


: Member 


Shri Vedpal Singh Chauhan , 
Uttar Pradesh 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I — Sec. 1] 


27 . 


; Member 


Shri Rameshwar Dayal Sharma , 
Gwalior 


: Member 


Shri Narender Kumar, 
Chairman , DPS Society , 
New Delhi 


: 


Member 


Ms. Namrata Bali , 
Self Employed Women s Organisation 
Ahmedabad 


: 


Member 


Ms. Ranjana Kumari, 
Director, Centre for Social Research , 
New Delhi. 


Shri Manoj Kumar Shokeen , 
Delhi. 


: Member 


: Member 


Shri Subhash Chander Dabas, 
H .No . 106 , IInd Floor,State Bank Nagar , 
Paschim Vihar , New Delhi-63 . 


; Member 


Smt. Bimla Chaudhary 
W /o Late Shri Rajinder Pal 
Village : Rangpuri, PO -Mahipal Pur, NH -8 
New Delhi- 37 


Smt. Arti Mehra 
60 , Gulmohar Enclave,New Delhi-110049 


: Member 


: 


Member 


. 


Smt. Rajesh Yadav 
DG - II , 197 - A , Vikas Puri 
New Delhi- 18 


MON 


: Member 


Shri Pawan Gaur 
119, Milan Apartment, PitamPura , 
New Delhi 


SEXBei 


. 


: 


Member 


. 


Dr. Anil Kumar Yadav 
D - 733 , Saraswati Vihar 
Delhi- 34 


. 


. 


.viswi. 


38 . 


; Member 


JNW 


Smt. Sunil Kumari, Ex - Councellor , MCD 
W /o Ombir Singh , Plot No . 434 , Mundka 
Delhi- 41 


W 


-.7T- 


- 


[ भाग - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


39 . 


: 


Member 


Shri Mahesh Yadav . 
H. No .-8 , Maulana Azad , Near Bal Bharati 
School, Pitampura Delhi. 


40 . 


Shri P . Laskshapati 
Executive Director , APSA 


: Member 


41 . 


: 


Member 


Prof. Neelu Khanna 
218 , Sector -A, Pocket-C Vasant Kunj, 
Delhi. 


3. 


The terms and reference of the Board would be to : 


(ii) 


review the implementation of the existing legislation administered by 
the Central Government. 
suggest legislative measures as well as welfare measures for welfare 
of working children . 
review the progress of welfare measures for working children . : 
recommend the industries and areas where there must be progressive 
elimination of child labour. 


4. . The Board shall meet as and when so required by the Chairman at 
such place and times in connection with the functions of the Board . Child Labour 
Cell in the Ministry of Labour shall provide all secretarial assistance in carrying 
out the business of the Board . 


K . CHANDRAMOULI, Jt. Secy . 


संकल्प 

नई दिल्ली, 5 फरवरी , 2004 
सं. एस - 27019/ 1 / 93 - सी एल. - भारत के संविधान में जोखिमकारी नियोजनों में बाल श्रम के नियोजन को निषिद्ध करने 
के संबंध में उल्लिखित प्रावधानों , बाल श्रम के नियोजन से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मानकों तथा बाल श्रम का क्रमिक रूप 
से पूर्णतः उन्मूलन करने के लिए विधिवत कार्रवाई की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए , भारत सरकार ने बाल श्रम के उन्मूलन 
के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना का निर्णय लिया है । 
2. राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन संबंधी प्राधिकरण का संघटन निम्नवत् है : 


केन्द्रीय श्रम मंत्री . 
सचिव , श्रम मंत्रालय 
सचिव , व्यय , वित्त मंत्रालय 


: অল্প 
: सदस्य 


: सदस्य 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PARTI - SEC. 1 ] 


: सदस्य 


: सदस्य 


: सदस्य 


: सदस्य 


: सदस्य 


: सदस्य 


सचिव , महिला एवं बाल विकास विभाग 
नानव संसाधन विकास मंत्रालय 
सचिव , प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग , 
मानव संसाधन विकास मंत्रालय 
सचिव , कपड़ा मंत्रालय 
सचिव , सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय 
सचिव , ग्रामीण रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय 
सचिव , स्वास्थ्य विभाग , स्वास्थ्य एवं परिवार 
कल्याण मंत्रालय 
सचिव , परिवार कल्याण विभाग , स्वास्थ्य एवं परिवार 
कल्याण मंत्रालय 
सचिव , सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय 
मुख्य सलाहकार , एल . ई. एम . , योजना आयोग 
अपर सचिव , श्रम मंत्रालय 
संयुक्त सचिव , बाल श्रम प्रभारी , श्रम मंत्रालय 


: सदस्य 


: सदस्य 


. 


: सदस्य 


- 


- 


: सदस्य 
: सदस्य 
: सदस्य - सचिव 


-- 


- 


- 


3 . 


राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण के कार्यकलाप निम्नवत् होंगे : 


- 


- 


भाग- 


- 


- 


--- 


बाल श्रम का , विशेष रूप से जोखिमकारी नियोजनों से, उन्मूलन के लिए नीति एवं कार्यक्रम तैयार 
करना ; 
बाल श्रम के उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों , परियोजनाओं एवं स्कीमों के क्रियान्वयन की 
प्रगति को मॉनीटर करना ; 
भारत सरकार के विभिन्न अनुषंगी मंत्रालयों द्वारा बाल श्रम के उन्मूलन से संबंधित परियोजनाओं के 
कार्यान्वयन का समन्वयन । 


- 


. 


- 


--- 


- 


4 . 


भारतीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की निबंधन एवं शर्ते निम्न प्रकार होंगी : 


" प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा जब कभी और जहां कहीं अपेक्षित होगा , प्राधिकरण के कार्यों के संबंध 
में बैठक बुलाई जाएगी । श्रम मंत्रालय में बाल श्रम प्रकोष्ठ प्राधिकरण के कार्यकलापों के 
लिए सभी सचिवालीय सहायता प्रदान करेगा । " 


के . चन्द्रमौलि , संयुक्त सचिव 


------ 


-- 


- 


[ MFI- 


51 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


RESOLUTION 

New Delhi, the 5th February, 2004 
: : Na sre19 /1 /93- L . Keeping in view the provisions as laid down in the Constitution of 
India with regard to prohibition of employment of children in hazardous employment , the LO 
Standards can aurployment of child labour and need for systematic action to progressively 
eliminate child labousaltogether, the Government of India has decided to constitute a National Authority 
for Elimination of Child Labour. 


2 . The composition of the National Authority for Elimination of Child Labour will 
be as under: - 


1 . 


nimi 


: Chairman 
: Member 
: Member 


:Member 


vi 


n 


: Member 
: Member 
: Member 


Union LabourMinister 
Secretary , Ministry of Labour 
Secretary , Expenditure , Ministry of Finance 
Secretary, Department of Women & Child 
Development, Ministry of Human Resource 
Development 
Secretary , Department of Elementary Education 
& Literacy , Ministry of Human Resource 
Development 
Secretary , Ministry of Textiles 
Secretary , Ministry of Social justice & Empowerment 
Secretary , Ministry of Rural Employment & 
Poverty Alleviation 
Secretary, Department of Health ,Ministry of Health 
& Family Welfare 
Secretary , Department of Family Welfare, Ministry of 
Health & Family Welfare . 
Secretary , Ministry of Information & Broadcasting 
Principal Advisor, LEM , Planning Commission 
Additional Secretary, Ministry of Labour 
Joint Secretary Incharge of Child Labour, Ministry 
of Labour 


: Member 


oi 
= 


: Member 


- 


- 


= 
= 


: Member 
: Member 
: Member 
: Member 


- 


- 


- 


- 


:-Member- Secretary 


3 . 


The functions of the National Authority for Elimination ofChild Labourwill be : - 


( ii ) 


to lay down the policies and programme for elimination of child labour 
particularly in hazardous employments . 
to monitor the progress of implementation of programmes, projects and 
schemes for elimination of child labour. 
to co - ordinate implementation of child labour elimination related projects 
of the various sister Ministries of the Government of India . 


( iii ) 


, 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART I- Sec. 1] 


4 . The terms and conditions of the National Authority for Elimination of Child 
Labour will be as under : - 


" The National Authority for Elimination of Child Labour shall meet as and when 
so required by the Chairman at such places and times in connection with the 
functions of the Authority . Child Labour Cell in the Ministry of labour shall 
provide all secretarial assistance in carrying out the business of the Authority." 


K . CHANDRAMOULI, Jt Secy. 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


